SHANT 


SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 भाद्र, 1940 ( श०) 


संख्या - 896 राँची, मंगलवार 


18 सितम्बर , 2018 (ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
10 अगस्त , 2018 


संख्या - 3/ पद० -01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6093 -- श्री राजेश एमानुएल पात्रो, झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 550/03, गृह जिला - रांची), संयुक्त परिवहन आयुक्त ( सड़क सुरक्षा) परिवहन विभाग , 
झारखण्ड , राँची की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल- 13) में प्रोन्नति के 
उपरांत अगले आदेश तक उन्हें संयुक्त सचिव , परिवहन विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद०-01 ( ग )-01/ 2016 का .- 6094-- श्री श्रीनारायण विज्ञान प्रभाकर , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 574/03, गृह जिला - पटना), निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण 
विकास अभिकरण, हजारीबाग की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13 ) 
में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में 
उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण 
विकास अभिकरण , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद०-01 ( ग)-01/ 2016 का.- 6095 -- श्री अनिल कुमार , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
608 /03, गृह जिला- नालन्दा), संयुक्त निदेशक , श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, झारखण्ड , राँची की 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 18 सितम्बर , 2018 
संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल- 13) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश 
तक उन्हें अपर निदेशक , श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या - 3/पद०-01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6096 -- श्रीमती रंजना बर्मन , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 630 / 03, गृह जिला- रांची), उप सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , 
झारखण्ड , राँची की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल-13) में प्रोन्नति के 
उपरांत अगले आदेश तक उन्हें संयुक्त सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/पद०-01 ( ग)-01/2016 का .- 6097-- श्री प्रदीप कुमार प्रसाद, झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 631/ 03 , गृह जिला- दरभंगा), अपर समाहर्ता, पलामू ( अतिरिक्त प्रभार विशेष 
दण्डाधिकारी , प्रमण्डलीय निगरानी कोषांग , पलामू एवं अपर समाहर्ता, भू- हदबंदी , पलामू ) की संयुक्त 
सचिव एवं समकक्ष स्तर (पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल-13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके 
पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
अपर समाहर्ता, पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

ii. श्री प्रसाद, विशेष दण्डाधिकारी , प्रमण्डलीय निगरानी कोषांग, पलामू एवं अपर समाहर्ता, 
भू -हदबंदी, पलामू के अतिरिक्त प्रभार में यथावत बने रहेंगे | 


संख्या- 3/ पद०-01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6098-- श्री हरि कुमार केशरी , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 634/03, गृह जिला- रांची), सचिव , आयडा, आदित्यपुर , सरायकेला- खरसांवा की संयुक्त 
सचिव एवं समकक्ष स्तर (पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल- 13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके 
पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
सचिव , जियाडा , आदित्यपुर , सरायकेला - खरसांवा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/ पद०- 01 ( ग )-01/ 2016 का .- 6099 -- श्री जगबन्धु महथा , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
635 /03, गृह जिला- धनबाद ), अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा ( अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में 
उत्क्रमित) की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर (पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल- 13) में प्रोन्नति के 
उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के वेतनमान में 
उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या - 3/ पद०-01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6100-- श्री बिन्देश्वरी ततमा, झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 636 /03, गृह जिला- सहरसा), उप सचिव , महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा 
विभाग, झारखण्ड, राँची ( प्रतिनियुक्ति - सदस्य सचिव , झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग , 
राँची) की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल- 13) में प्रोन्नति के उपरांत 
धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 18 सितम्बर , 2018 


अगले आदेश तक उन्हें उप सचिव , महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड , राँची 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 

ii . श्री ततमा , सदस्य सचिव , झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग , राँची के 
प्रतिनियुक्त पद पर यथावत बने रहेंगे । 


संख्या- 3/पद०-01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6101-- श्री दिलीप कुमार , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
638/03, गृह जिला- नवादा ), उप सचिव, मुख्यमंत्री का कैम्प कार्यालय , जमशेदपुर की संयुक्त सचिव 
एवं समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल -13) में प्रोन्नति के उपरांत संयुक्त सचिव एवं समकक्ष 
स्तर के वेतनमान में अगले आदेश तक उन्हें उप सचिव , मुख्यमंत्री का कैम्प कार्यालय , जमशेदपुर के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या - 3/पद०-01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6102 -- श्रीमती इन्दु रानी , झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 
639/03, गृह जिला - पूर्णिया), निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम , देवघर की संयुक्त सचिव एवं 
समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल -13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें निदेशक , 
राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/पद०- 01 ( ग )- 01/ 2016 का .- 6103 -- श्री दशरथ चन्द्र दास , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 647/ 03 , गृह जिला - देवघर ), सचिव , झारखण्ड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण 
आयोग, राँची की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल - 13) में प्रोन्नति के 
उपरांत संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के वेतनमान में अगले आदेश तक उन्हें सचिव, झारखण्ड 
राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या - 3/ पद० -01 ( ग )-01/ 2016 का .- 6104-- श्री पूरनचन्द्र कुंकल, झा०प्र०से० ( कोटि 
क्रमांक - 652/03, गृह जिला - सिंहभूम ), निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण 
विकास अभिकरण , सिमडेगा की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल- 13) में 
प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में 
उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण 
विकास अभिकरण, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या - 3/पद०-01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6105 -- श्री नेलसन एयोन बागे, झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 656/ 03 , गृह जिला - रांची), अपर समाहर्ता, लातेहार की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष 
स्तर (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि 
तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें अपर समाहर्ता, 
लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 18 सितम्बर , 2018 
संख्या - 3/पद० -01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6106 -- श्री अशोक कु० खेतान , झा०प्र०से० ( कोटि 
क्रमांक - 660 /03, गृह जिला- मुंगेर ), उप सचिव , मुख्यमंत्री सचिवालय , झारखण्ड, राँची की संयुक्त 
सचिव एवं समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल - 13 ) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक 
उन्हें संयुक्त सचिव , मुख्यमंत्री सचिवालय , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/ पद०-01 ( ग)- 01/ 2016 का .- 6107 -- श्री शशि प्रकाश झा , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
661/03, गृह जिला- पूर्णिया), विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, धनबाद की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष 
स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि 
तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें विशिष्ट 
अनुभाजन पदाधिकारी , धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/पद०-01 ( ग )-01/ 2016 का .- 6108 - मो० परवेज इब्राहिमी, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
662/03, गृह जिला- दुमका), उप सचिव , परिवहन विभाग, झारखण्ड , राँची ( अतिरिक्त प्रभार 
कार्यपालक पदाधिकारी , झारखण्ड राज्य हज समिति , राँची) की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर 
( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल-13 ) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक 
संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें उप सचिव , परिवहन 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

ii. श्री इब्राहिमी, कार्यपालक पदाधिकारी , झारखण्ड राज्य हज समिति , राँची के अतिरिक्त प्रभार 
में यथावत बने रहेंगे । 


संख्या - 3/ पद० -01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6109-- श्री अंजनी कु० मिश्रा , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 665/03, गृह जिला- पटना), अपर समाहर्ता, राँची की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष 
स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल - 13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि 
तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें अपर समाहर्ता, 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद० - 01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6110-- श्री संजय बिहारी अम्बष्ठ , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 666/03, गृह जिला- मंगेर ), राजस्व पदाधिकारी , आवास बोर्ड , झारखण्ड , राँची की 
संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल- 13) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश 
तक उन्हें संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या - 3/पद०-01 ( ग)-01/2016 का .- 6111-- श्री अशोक कुमार शाह , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 668/03, गृह जिला- दुमका), अपर समाहर्ता, गिरिडीह की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष 
स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल -13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि 
तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें अपर समाहर्ता, 
गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 18 सितम्बर , 2018 


संख्या- 3/पद०-01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6112-- श्री सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय, झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 669 /03, गृह जिला- रोहतास), निदेशक , योजना एवं पुनर्वास, बोकारो की संयुक्त 
सचिव एवं समकक्ष स्तर (पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल-13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके 
पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
निदेशक , योजना एवं पुनर्वास , बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/ पद० - 01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6113-- श्री कुंज बिहारी पाण्डेय , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 670 /03, गृह जिला - भागलपुर ), अपर उपायुक्त , सरायकेला- खरसांवा की संयुक्त सचिव 
एवं समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल -13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके 
पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
अपर उपायुक्त , सरायकेला - खरसांवा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/पद०-01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6114-- श्री अंजनी कु० दुबे, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
673/03, गृह जिला - पटना), अपर समाहर्ता, देवघर की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित 
वेतनमान - लेवल- 13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त 
सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें अपर समाहर्ता, देवघर के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/पद०-01 ( ग)- 01/ 2016 का .- 6115-- श्री अनमोल कु० सिंह , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 675/ 03, गृह जिला- भागलपुर ), अपर समाहर्ता, साहेबगंज ( अतिरिक्त प्रभार निदेशक 
लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, साहेबगंज ) की संयुक्त सचिव एवं 
समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल -13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें अपर 
समाहर्ता, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

ii . श्री सिंह , निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , 
साहेबगंज के अतिरिक्त प्रभार में यथावत बने रहेंगे। 


संख्या - 3/पद०-01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6116-- श्री गोपाल जी तिवारी, झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 677/03, गृह जिला - मुंगेर), उप निदेशक , पंचायती राज , पलामू प्रमण्डल , मेदिनीनगर 
की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर (पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल-13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित 
पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले 
आदेश तक उन्हें उप निदेशक , पंचायती राज , पलामू प्रमण्डल , मेदिनीनगर के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

संख्या- 3/पद०- 01 (ग)-01/2016 का .- 6117 -- श्री श्रीपति गिरि, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
678/03, गृह जिला- रोहतास), निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, राँची की संयुक्त सचिव एवं 
समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल -13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें निदेशक , 
राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 18 सितम्बर , 2018 
संख्या - 3/पद०-01 ( ग)-01/2016 का .- 6118-- श्री सुनील कुमार , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
680/03, गृह जिला- पटना), उप सचिव, वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची 
की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल -13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित 
पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले 
आदेश तक उन्हें उप सचिव, वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/ पद० -01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6119-- श्री अभय कुमार सिन्हा , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 681/03, गृह जिला - भागलपुर ), माननीय मंत्री डा० नीरा यादव, स्कूली शिक्षा एवं 
साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर (पुनरीक्षित 
वेतनमान - लेवल-13) में प्रोन्नति के उपरांत संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के वेतनमान में अगले 
आदेश तक उन्हें माननीय मंत्री डा० नीरा यादव , स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड , राँची के 
आप्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/पद०- 01 ( ग)- 01/ 2016 का .- 6120 -- श्री शेखर जमुआर , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
682/03, गृह जिला- पटना), संयुक्त परिवहन आयुक्त , झारखण्ड , राँची की संयुक्त सचिव एवं 
समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल- 13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें संयुक्त 
परिवहन आयुक्त, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद०-01 (ग )-01/ 2016 का .- 6121 - डा० संजय सिंह, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
683/03, गृह जिला- रोहतास), संयुक्त निदेशक , श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान , राँची की संयुक्त 
सचिव एवं समकक्ष स्तर (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके 
पदस्थापन तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
संयुक्त निदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/ पद०- 01 ( ग)- 01/ 2016 का .- 6122 -- श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 684/ 03, गृह जिला - भोजपुर ), राज्य नयाचार पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं 
निगरानी विभाग , झारखण्ड, राँची की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल 
13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष 
स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें राज्य नयाचार पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय 
एवं निगरानी विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/पद० - 01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6123-- श्री संजय कुमार, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
685 /03, गृह जिला- पूर्वी चम्पारण ), अपर निदेशक खाद्य, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता 
मामले विभाग , झारखण्ड, राँची की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल -13 ) 
में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 18 सितम्बर , 2018 


उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें अपर निदेशक खाद्य, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं 
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद०-01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6124 - श्रीमती रंजना मिश्रा, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
686/03, गृह जिला - खगडिया), निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर की 
संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल - 13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद 
को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश 
तक उन्हें निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

संख्या - 3/पद० - 01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6125 -- श्री अरविन्द कुमार, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
687/03, गृह जिला- औरंगाबाद ), अपर समाहर्ता, सिमडेगा की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर 
( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल - 13 ) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक 
संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें अपर समाहर्ता, 
सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/ पद०-01 ( ग)-01/2016 का .- 6126-- श्री राजू रंजन राय , झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 
688 /03, गृह जिला- पटना), उप सचिव , झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची की संयुक्त सचिव एवं 
समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल- 13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें उप 
सचिव , झारखण्ड लोक सेवा आयोग , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/पद० - 01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6127 -- श्री संजय कुमार, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
689/ 03 , गृह जिला- दुमका), उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग , झारखण्ड, राँची 
( अतिरिक्त प्रभार सचिव, मानवाधिकार आयोग , झारखण्ड, राँची ) की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर 
( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल- 13) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक उन्हें संयुक्त सचिव , 
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

ii. श्री कुमार, सचिव , मानवाधिकार आयोग, झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में यथावत 
बने रहेंगे । 

___ संख्या - 3/ पद० -01 ( ग)-01/2016 का .- 6128 -- श्री पवन कुमार , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
690 /03, गृह जिला - नवादा), उप सचिव , वाणिज्यकर विभाग झारखण्ड , राँची की संयुक्त सचिव एवं 
समकक्ष स्तर (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल -13) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक उन्हें संयुक्त 
सचिव , वाणिज्यकर विभाग झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/पद०-01 ( ग )-01/ 2016 का .- 6129-- श्री अनिल कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 
690ए/03, गृह जिला- भागलपुर ), निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास 
अभिकरण , चतरा की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल - 13) में प्रोन्नति के 
उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित 


C 


. 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 18 सितम्बर , 2018 
करते हए अगले आदेश तक उन्हें निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास 
अभिकरण, चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


__ संख्या - 3/पद० -01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6130 -- श्री जय किशोर प्रसाद, झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 691/03, गृह जिला- रांची), अपर उपायुक्त , पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की संयुक्त 
सचिव एवं समकक्ष स्तर (पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल- 13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके 
पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
अपर उपायुक्त , पश्चिमी सिंहभूम , चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/पद०-01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6131-- श्रीमती कुमुद सहाय , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
694/ 03 , गृह जिला- पलामू), उप सचिव , खान एवं भूतत्व विभाग , झारखण्ड, राँची की संयुक्त सचिव 
एवं समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल - 13) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक उन्हें 
संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद०-01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6132 -- श्री राकेश रौशन , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
698/ 03, गृह जिला- रांची), उप सचिव , कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची की 
संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर (पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल-13) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश 
तक उन्हें संयुक्त सचिव , कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद०- 01 (ग)-01/ 2016 का .- 6133-- श्री शशि भूषण मेहरा , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक- 699/03, गृह जिला- देवघर ), विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची की संयुक्त सचिव 
एवं समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल- 13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके 
पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें 
विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/पद०-01 ( ग)- 01/ 2016 का .- 6134 -- श्री राजेश कुमार राय , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 700/03, गृह जिला- हजारीबाग), उप सचिव, राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, 
झाररखण्ड, रांची की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल-13) में प्रोन्नति के 
उपरांत अगले आदेश तक उन्हें संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झाररखण्ड , 
रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/पद०-01 (ग )-01/ 2016 का .- 6135 -- श्री प्रदीप तिग्गा, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
701/03, गृह जिला - रांची), अपर समाहर्ता भू-हदबंदी , हजारीबाग की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर 
( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल -13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक 
संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें अपर समाहर्ता भू 
हदबंदी, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 18 सितम्बर , 2018 


संख्या - 3/पद० - 01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6136 -- श्रीमती अनिता सहाय , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 707/03, गृह जिला- पटना), निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण 
विकास अभिकरण, सरायकेला खरसांवा की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर (पुनरीक्षित वेतनमान 
लेवल -13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं 
समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , 
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सरायकेला खरसांवा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/ पद० -01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6137 -- श्रीमती साधना सिन्हा, झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 708/03, गृह जिला- मुंगेर ), उप सचिव, योजना- सह - वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची की 
संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर (पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल-13) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश 
तक उन्हें संयुक्त सचिव , योजना - सह -वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

संख्या -3/पद०-01 ( ग)-01/2016 का .- 6138 -- श्री अमल कृष्ण सत्यजीत , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 709/03, गृह जिला- रांची), उप सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग , झारखण्ड, राँची की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल -13) में 
प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक उन्हें संयुक्त सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद०-01 ( ग)-01/2016 का .- 6139 -- श्री ज्ञानेन्द्र कुमार , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
710/03, गृह जिला- सारण), सचिव , राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची की संयुक्त सचिव एवं 
समकक्ष स्तर (पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल- 13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें सचिव , 
राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/पद०-01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6140 -- श्री अजय कुमार सिंह , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 711/03, गृह जिला- देवघर ), क्षेत्रीय निदेशक , झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास 
प्राधिकार , राँची क्षेत्र , राँची की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर (पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल- 13) में 
प्रोन्नति के उपरांत संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के वेतनमान में अगले आदेश तक उन्हें क्षेत्रीय 
निदेशक , झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार , राँची क्षेत्र, राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

___ संख्या- 3/ पद०-01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6141-- श्री अभय नन्दन अम्बष्ठ, झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 712/ 03, गृह जिला- दुमका), उप सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड , 
राँची की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल -13) में प्रोन्नति के उपरांत 
धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए 
अगले आदेश तक उन्हें उप सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 18 सितम्बर , 2018 
संख्या - 3/ पद०-01 ( ग)-01/2016 का .- 6142 -- श्री शाहिद अख्तर , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
712ए/03, गृह जिला- पूर्णिया), उप सचिव, राजस्व पर्षद , झारखण्ड , रांची ( अतिरिक्त प्रभार विशेष 
दण्डाधिकारी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो , झारखण्ड, राँची) की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर 
( पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल- 13) में प्रोन्नति के उपरांत अगले आदेश तक उन्हें संयुक्त सचिव , राजस्व 
पर्षद , झारखण्ड , रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

_ ii. श्री अख्तर , विशेष दण्डाधिकारी , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो , झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त 
प्रभार में यथावत बने रहेंगे। 


संख्या - 3/पद० - 01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6143-- श्री विधान चन्द्र चैधरी , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 713/ 03 , गृह जिला- गोड्डा), अपर समाहर्ता, जामताड़ा की संयुक्त सचिव एवं 
समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल -13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें अपर 
समाहर्ता, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद०- 01 ( ग )- 01/ 2016 का .- 6144 - मो० हैदर अली, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
715/03, गृह जिला- गया) , निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम , पलामू की संयुक्त सचिव एवं 
समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल-13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें निदेशक , 
राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/पद०-01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6145 -- श्री राजीव रंजन कुमार, झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 716/ 03, गृह जिला- पलामू ), महाप्रबधंक , कार्मिक - सह - सामान्य प्रशासन , झारखण्ड 
ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड , राँची की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल 
13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष 
स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें महाप्रबधंक , कार्मिक- सह- सामान्य प्रशासन , 
झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/ पद०- 01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6146 -- श्री शैलेन्द्र कुमार लाल , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 717/03), उप सचिव , कल्याण विभाग , झारखण्ड, राँची की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष 
स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल -13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि 
तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें उप सचिव , 
कल्याण विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद०-01 ( ग )-01/ 2016 का .- 6147-- श्री राजीव रंजन , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
718/03, गृह जिला - रांची), महाप्रबंधक , झारखण्ड पर्यटन विकास निगम - सह- संयुक्त निदेशक 
पर्यटन , राँची की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल - 13 ) में प्रोन्नति के 
उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 18 सितम्बर , 2018 


करते हए अगले आदेश तक उन्हें महाप्रबंधक , झारखण्ड पर्यटन विकास निगम - सह - संयुक्त निदेशक 
पर्यटन , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/पद०-01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6148-- श्री अनिरूद्ध कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 720 /03, गृह जिला- प0 सिंहभूम ), श्री राज पलिवार , माननीय मंत्री, श्रम , नियोजन 
एवं प्रशिक्षण विभाग , झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर 
( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल- 13) में प्रोन्नति के उपरांत संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर के वेतनमान 
में अगले आदेश तक उन्हें श्री राज पलिवार , माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग , 
झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद०-01 (ग )-01/ 2016 का .- 6149-- श्री अवध नारायण प्रसाद , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 737/ 03), उप सचिव , राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची की 
संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल - 13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद 
को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश 
तक उन्हें उप सचिव , राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या - 3/पद०-01 ( ग)-01/ 2016 का .- 6150-- श्री सुधीर बाड़ा , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
742 / 03 , कोटि क्रमांक - गुमला ), सचिव , झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची की संयुक्त सचिव एवं 
समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल -13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हए अगले आदेश तक उन्हें सचिव , 
झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/ पद०-01 (ग)-01/ 2016 का .- 6151-- श्री अनिल कुमार तिर्की, झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 746 /03 , कोटि क्रमांक - पलामू ), अपर समाहर्ता, गोड्डा की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष 
स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल -13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि 
तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें अपर समाहर्ता, 
गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद० -01 (ग)-01/2016 का .- 6152 -- श्री संदीप बक्शी, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
748/ 03 , कोटि क्रमांक - रांची), अपर समाहर्ता, भूमि सुधार एवं नक्सल, पलामू की संयुक्त सचिव एवं 
समकक्ष स्तर (पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल- 13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन 
अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें अपर 
समाहर्ता, भूमि सुधार एवं नक्सल, पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 18 सितम्बर , 2018 
संख्या - 3/ पद० -01 (ग )-01/2016 का .- 6153-- श्रीमती नयन तारा केरकेट्टा , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 777/ 03, कोटि क्रमांक - लोहरदगा), निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, गुमला की 
संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर (पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल- 13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद 
को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश 
तक उन्हें निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/पद०-01 (ग )-01/ 2016 का .- 6154-- श्री अरूण कुमार सिंह , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 778/03, कोटि क्रमांक - रांची), उप सचिव , लोकायुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची की 
संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल - 13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद 
को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश 
तक उन्हें उप सचिव , लोकायुक्त कार्यालय , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/ पद० -01 ( ग)-01/2016 का .- 6155-- श्री आलोक शिकारी कच्छप , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 780 /03, कोटि क्रमांक - रांची), अपर समाहर्ता, गुमला की संयुक्त सचिव एवं समकक्ष 
स्तर ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल - 13) में प्रोन्नति के उपरांत धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि 
तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उन्हें अपर समाहर्ता, 
गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 896 -- 50 


